रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 / 99 


- सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 3641 

नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 12 , 2012 / फाल्गुन 22 , 1933 
. No. 364 ]] 

NEW DELHI , MONDAY, MARCH 12 , 2012/PHALGUNA 22 , 1933 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय - 
. ( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मार्च, 2012 

___ सं. 106 ( आर ई - 2010 )/2009-2014 
विषय : -- कपास ( प्रशुल्क कोड 5201 और 5203 ) के निर्यात पर निषेध हटाना । 
... का . आ . 408( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) 
अधिनियम, 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 102 
( आर ई- 2010 )/2009 - 2014, दिनांक 5 -3- 2012 को वापस लेती है और क्रम संख्या 161 क [ आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण के संबंध में 
तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है : 
.. . 2. आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण के अध्याय 52 में क्रम सं. 161क के मद्दे प्रविष्टियां निम्नवत् होंगी : 


अध्याय 52 


इकाई 


मद का विवरण 


निर्यात 


प्रतिबंध का स्वरूप 


. क्र . मद प्रशुल्क 

सं. . . कोड 


नीति 


161क 5201 


मुक्त . . 


कपास , जो कार्डेड अथवा 
कोम्ब्ड न हो 


विदेश व्यापार महानिदेशालय के 
पास संविदाओं का पूर्व पंजीकरण । 


5203 


कपास , जो कार्डेड या 
कोम्ब्ड हो 


मुक्त 


विदेश व्यापार महानिदेशालय के 
पास संविदाओं का पूर्व पंजीकरण 


3. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिसूचना संख्या 63 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014, दिनांक 4 - 8 - 2011 द्वारा अधिसूचित 
की गई थी और इसे अधिसूचना सं. 74 ( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014, दिनांक 12- 8 - 2011 द्वारा संशोधित किया गया था ।निर्यात की अवधि 
( आर सी की वैधता ) " आर सी जारी होने से 30 दिनों तक " था । अधिसूचना सं. 102 ( आर ई- 2010)/2009 - 2014 द्वारा लगाए गए निषेध के . 
784 GI/ 2012 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II _ SEC . 3 (i ) 


कारण ; इस समय सीमा को उन आर सी के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है जो कि 5 - 3 - 2012 तक वैध थे और जिसके लिए एल ई ओ जारी किए . . . . 
जाने हैं और निर्यात होना है । सभी आर सी विदेश व्यापार महानिदेशालय को जाँच और पुनर्वैधता हेतु प्रस्तुत करने होंगे । आर सी की पुनर्वैधता 
के पश्चात् ही निर्यात हो सकेगा । 

4. नई आर सी का निर्गम अगले आदेशों तक बंद रहेगा । 
5. fifa ya 8 . 58 , F9514 9 -3 -2012 3R HET 577 fog a $ 317 srt fag og 

[ 97. F. 01191 /180 /1194 / 9+ loftefa vehtes ] 

... अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th March , 2012 

No. 106 (RE -2010 )/2009-2014 
Subject :- Removal of prohibition on export of cotton ( Tariff Codes 5201 and 5203). 

S . 0 . 408 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regula 
tion )Act, 1992 ( No . 22 of 1992 ) read with Para 2. 1 of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014 , the CentralGovernment hereby 
withdraws the Notification No. 102 (RE -2010 )/ 2009 - 2014 , dated 5 - 3 - 2012 and makes the following amendments with 
immediate effect in respect of Sl. No. 161 A [ITC (HS) Classification ). 
2 . The entries against Sl.No. 161A in Chapter 52 of ITC (HS) Classification will be as follows : 

CHAPTER -52 
SI. Item Tariff Unit . Item Description ExportPolicy 

Nature ofRestriction 
No. Code 
161A 5201 Cotton , not carded Free 

Prior registration of 
nor combed . : 

contracts with DGFT . 
. 5203 Cotton , carded or Free 

Prior registration of 
combed : 

contracts with DGFT 
3 . Procedure of obtaining Registration Certificate (RC ) was notified in Notification No. 63 (RE -2010 )/ 2009 - 2014 , 
dated 4 -8 - 2011 and modified by Notification No . 74 (RE- 2010 )/2009- 2014 , dated 12 - 8 -2011. Time to export (validity of RC ) . 
was " 30 days from issue of RC ” . Because of prohibition imposed by Notification No. 102 (RE- 2010 )/2009 -2014 , dated . . 
5 -3 - 2012 , this time limit may require to be extended in respect of those RCs, that were valid as on 5 - 3 -2012 and for which 
LEOs are yet to be issued and exports completed . All RCswould need to be submitted to DGFT for scrutiny and revalida - . 
tion : Exports can be effected only after RCs are revalidated . 

4. Issue of new RCs stands suspended until further orders . 
5. Policy Circular No. 58 , dated 9-3-2012 covers those RCs for which LEOs have been issued . 


: 


[F. No. 01/ 91 /180/ 1194/AM 10/Export Cell] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


- 


Printed by the Manager, Goveramenl of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


